इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 26 | भोपाल, शुक्रवार, दिनांक i2 अप्रैल 2024--चैत्र 23, शक 946 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल, दिनांक i2 अप्रैल 2024 


TW. क्र. 70977-2024-इक्‍्कौस-ब (दो).--राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 7973 (क्रमांक 2 सन्‌ 974) की धारा 2 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रदेश के रायसेन जिला के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित अतिरिक्त / 
संशोधित प्रस्ताव संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों को लोक सभा निर्वाचन 2024 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु 
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना 
जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होमे तक के लिए प्रदान करता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
धर्मपाल सिंह faara, सचिव. 


25 


252 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 72 अप्रैल 2024 


कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश 
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 77, ae fees, भोपाल--462 0॥ 


फा. क्र. 9 (क)-चार-2024-सेक्टर म.-5333 भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2024 


लोक सभा निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किये जाने एवं उन्हें विशेष 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां :-- 


स. क्र. जिले का नाम विवरण पत्र क्र. एवं दिनांक अधिकारियों की संख्या 
() (2) (3) (4) (5) 
4 रायसेन संशोधित प्रस्ताव 80 / 23-भा. निर्वा. / 2024, दिनांक 3 अप्रैल, 2024 2 
कुल . - 2 


राजेश कुमार कौल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. 


कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश 


क्र. 80-23-7, निर्वा.-2024 रायसेन, दिनांक 3 अप्रैल 2024 
लोक सभा निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां. 
लोक सभा निर्वाचन 2024 


विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव 
जिले का नाम : रायसेन 


क्र. अधिकारी का नाम 'पदनाम कार्यालय का नाम संवर्ग का विशेष कार्यपालक 
नाम दण्डाधिकारी की शक्तियां 
प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
. श्री अवधेश गौतम लेखाधिकारी जिला पंचायत, स्थाई सम्पूर्ण जिला 
रायसेन 
2 at सुरेश कुमार मिश्रा. कार्यपालन at पी.आई. यू, स्थाई सम्पूर्ण जिला 
रायसेन 
हस्ता./- 


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


